सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 चैत्र, 193 8 ( श०) 


संख्या 25 4 राँची, बुधवार, 


13 अप्रैल , 2 0 16 ( ई०) 


उद्योग , खान एवं भूतत्व विभाग 


संकल्प 


6 अप्रैल, 2 0 16 
विषयः सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0, जमशेदपुर प्लांट में किए गए विस्तार आधुनिकीकरण के उपरान्त झारखण्ड 

औद्योगिक नीति , 2012 की कंडिका- 34.7 ( बी), 35 .7 ( सी ) एवं 34 .8 के आलोक में वितीय प्रोत्साहन की स्वीकृति 
के संबंध में । 


exu 


संख्या-1177 5 / 30नि0 / विविध-6 4 1 2 0 11 झारखण्ड औद्योगिक नीति , 2012 की कंडिका- 34. 8 में विशेष 
मेगा प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन देने के संबंध में प्रावधान है । कंडिका- 34. 8 में यह अंकित है कि "Industrial 
units with investments of three times the investment norm fixed under annexure 1 { 11( iii)} for mega 
classification , will be considered for special incentives, package etc., on case to case basis , as decided by 
the State Cabinet." 
झारखण्ड औद्योगिक नीति , 2012 की परिशिष्ट- 1 के पारा- 11 (iii) यह प्रावधान किया गया है कि 
आटोमोबाईल क्षेत्र में न्यूनतम निवेश रू0 300 .00 करोड़ करने पर यह मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत माना 


जाएगा। 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 13 अप्रैल , 2 0 16 _ 
2. सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 को झारखण्ड औद्योगिक नीति , 2012 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने का 
अनुरोध किया गया जिसके क्रम में दिनांक 3 अगस्त, 2015 को सचिव सह वाणिज्यकर आयुक्त की 
अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 के प्रतिनिधियों के द्वारा झारखण्ड औद्योगिक नीति , 
2012 के अन्तर्गत नेट वैट प्रोत्साहन दिए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी । 
3. तदुसार उक्त के क्रम में दिनांक 31 अगस्त , 2015 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में उच्च 
स्तरीय समिति की आयोजित बैठक में सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 के विस्तार , विशाखन योजना के कार्यान्वयन 
किए जाने के उपरान्त झारखण्ड औद्योगिक नीति , 2012 की कंडिका. 34. 7 ( बी) , 35 .7 ( सी ) एवं 34 .8 के 
अनुरूप सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 के प्रोत्साहन के संबंध में सहमति व्यक्त की गयी । 
4. दिनांक 31. 08 . 2015 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के द्वारा झारखण्ड 
औद्योगिक नीति , 2012 का प्रावधान के अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 के द्वारा 
जमशेदपुर प्लांट के विस्तार के साथ- साथ अनुषंगी इकाइयों यथा . TML Drive Line Limited ( Axles एवं 
Transmissions) तथा Tata Cummins Ltd. के द्वारा किए गए पूंजीनिवेशों के आधार पर प्रोत्साहन की मांग 
की गयी थी , जिसके क्रम में समिति के द्वारा मात्र सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 के विस्तार योजना में लगे अचल 
पूंजीनिवेश के आधार पर प्रोत्साहन की गणना किए जाने का निर्णय लिया गया । 

बैठक में निम्नांकित निर्णय लिया गया: 
(i) As per section 34 . 7 ( b) and 35 . 7 (c) Tata Motors, Jamshedpur is entitled to benefits 

under this policy ( JIP -2012). 
(ii) As per section 32 .5 (d) (i) of JIP -2012 Tata Motors shall be eligible for reimbursement 

of 75 % of NET VAT paid per annum , up to a maximum of 75 % of the total fixed 

capital investment on the date of production . 
(iii ) The fixed capital investment in Tata Motor, Jamshedpur Plant during the period of 

expansion shall only be considered for incentive and shall be calculated as per JIP 


2012 . 


( iv ) 


Tata Motor hasbeen claiming Special Mega package. As Tata Motor s investment 
is three times the investment limit fixed under 11(iii) (2 ) (a) of Annexure -l of JIP 
2012, the committee recommends duration of incentive period three times as 
fixed under section 32.5 (a), i.e. 15 years from Date of Production with following 


two conditions : 


3 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 13 अप्रैल, 2 0 16 
a. The Tata Motors should raise the local purchase to 60 % of purchase from 

vendors by 31st March 2016 and Company should achieve 70% by 31st March 
2017 and continue to maintain to do so atleast till the incentives package is in 


operation. 


b . The Tata Motors has committed for development of Vendor Park , thus, the 

Company should be anchor industry for the approved EM C in Adityapur. 


5 . सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अवलोकनोपरान्त प्रतीत होता है कि 
इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन तिथि निर्धारण के उपरान्त अगले 15 वर्षों में इकाई के द्वारा जमा किए गए 
नेट वैट के आलोक में नेट वैट अनुदान की राशि रू0 2 10 0.00 करोड़ की संभावित अनुमान्यता बनती है । 
सही राशि की गणना इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन तिथि निर्धारण के उपरान्त उनके द्वारा झारखण्ड 

औद्योगिक नीति, 2 0 12 के अनुरूप आवश्यक कागजातों को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जा सकेगी । 
6 . किसी खास वर्ष में नेट वैट का 75 प्रतिशत अगले वितीय वर्ष में वाणिज्यकर विभाग द्वारा दावे की 
जांच एवं वाणिज्यकर विभाग की अनुशंसा के पश्चात प्रतिपूर्ति की जा सकेगी, वाणिज्यकर विभाग दावे की 
जांच एवं प्रतिपूर्ति की अनुशंसा दावा प्राप्ति के तिथि के एक माह के अन्दर निश्चित रूप से करेगा । 
7 . सर्वश्री टाटा मोटर्स लि0 , जमशेदपुर प्लांट में किए गए विस्तार आधुनिकीकरण के उपरान्त झारखण्ड 

औद्योगिक नीति , 20 12 की कंडिका- 34.7 ( बी), 35 .7 ( सी ) एवं 34. 8 के आलोक में वितीय प्रोत्साहन की 
स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक 9 8 5 दिनांक 28 मार्च, 2016 के क्रम में दिनांक 29 मार्च, 2016 की 
मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या- 18 में दी गयी है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रोबिन टोप्पो, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 5 4 – 50 | 


